निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 746 ) 


21 अग्रहायण 1933 ( AO ) 
पटना, सोमवार , 12 दिसम्बर 2011 


गृह (कारा ) विभाग 


अधिसूचना 

14 नवम्बर 2011 
सं0 कारा / स्थाo ( अधि0) 01 - 03 / 10- 4620 — गृह (कारा) विभाग के अधिसूचना सं0 3717, दिनांक 19 
अगस्त 2010 द्वारा नियुक्त परीक्ष्यमान काराधीक्षकों सर्वश्री विधु कुमार, राकेश कुमार, राजीव कुमार एवं राधेश्याम 
सुमन के संबंध में संबंधित वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / विशेष शाखा द्वारा प्रेषित चरित्र एवं पूर्ववृत्त 
सत्यापन संबंधी अनुकूल प्रतिवेदन के आधार पर उक्त विभागीय अधूिसचना सं0 3717 , दिनांक 19 अगस्त 2010 में 
अंकित औपबंधिक नियुक्ति अवधि छ: माह को विलोपित करते हुए इन्हें योगदान की तिथि से नियमित अस्थायी रूप 
से नियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

लक्ष्मी प्रसाद चौहान , 
संयुक्त सचिव - सह -निदेशक ( प्र० ) । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 746 -571 + 10 - डी०टी०पी० । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


